निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1040 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 दिसम्बर 2016 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 दिसम्बर 2016 
एस0ओ0 305 दिनांक 8 दिसम्बर 2016 — भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 (1925 का 39 ) की 
धारा - 388 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से , राज्य के 
व्यवहार न्यायालयों में पदस्थापित सभी असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ) को , भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 
(1925 का 39 ), की धारा -371 , के शर्तों के अधीन , उत्तराधिकार प्रमाण - पत्र देने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है । 
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 

( सं0सं0 - ए/ एक्ट - 7/ 2016 - 7216 / जे0 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार , 
सरकार के सचिव , बिहार । 


6 दिसम्बर 2016 
एस0ओ0 306 एस0ओ0 305 दिनांक 8 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार 
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के 
खण्ड ( 3 ) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0सं0 - ए / एक्ट - 7 / 2016 - 7216 / जे0 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार , 
सरकार के सचिव , बिहार । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 दिसम्बर 2016 


___ The 6th December 2016 
S . O . 305 dated 8th December 2016 — In exercise of the powers conferred by Section 388 of 
the Indian Succession Act 1925 ( 39 of 1925 ) , the State Government, in consultation with the High 
Court of Judicature at Patna , is hereby pleased to authorize , all the Civil Judges ( Senior Division ), 
posted in Civil Courts of the State , to grant succession certificate in terms of section 371 of the 
Indian Succession Act 1925 ( 39 of 1925 ) . 

2 . This notification shall come into force with effect from the date of its publication in 
official Gazette . 

( File No .- A/ Act- 7/ 2016- 7216/ J. ) 
By Order of the Governor of Bihar , 

___ SANJAY KUMAR, 
Secretary to the Government of Bihar. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1040 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


